निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 माघ 1931 ( AO ) 
पटना, सोमवार , 25 जनवरी 2010 


( सं0 पटना 62 ) 


वाणिज्य कर विभाग 


ज्यपाल 


अधिसूचना 

25 जनवरी 2010 
एस०ओ० 5, दिनांक 25 जनवरी 2010 — बिहार मूल्य वर्द्धित कर अधिनियम , 2005 ( अधिनियम 
27 / 2005 ) की धारा 14 की उप - धारा ( 2 ) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हए 
उक्त अधिनियम के साथ उपाबद्ध अनुसूची III और अनुसूची I में निम्नांकित संशोधन करते हैं : 

संशोधन 
( 1 ) अनुसूची III का क्रमांक 124 अपनी अनुसारी प्रविष्टि के साथ दिनांक 31 दिसम्बर 2010 तक के लिए 
विलोपित किया जाएगा । 

( 2 ) अनुसूची I का क्रमांक 57 अपनी अनुसारी प्रविष्टि के साथ निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाएगा : 

" 57 भारत में निर्मित या उत्पादित चीनी, मिसरी, बातासा और भारत के बाहर से आयातित चीनी दिनांक 
31 दिसम्बर 2010 तक " 
( 3 ) यह अधिसूचना निर्गमन की तिथि से प्रभावी होगी । 

( सं० बिक्री - कर / विविध - 72 / 2007) 
बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार , 

वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 

25 जनवरी 2010 
एस0ओ0 6, एस०ओ० 5, दिनांक 25 जनवरी 2010 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल 
के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड ( 3 ) के अधीन 
अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा । 

( सं० बिक्री - कर / विविध - 72 / 2007) 
बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

शुभकीर्ति मजुमदार , 
वाणिज्य कर आयुक्त - सह - प्रधान सचिव । 


SR JGIC (31HTTPUT), 25 Jaat 2010 


The 25 January 2010 
S . O . 5 , dated the 25th January 2010 — In exercise of powers conferred under sub 
section ( 2 ) of section ( 14 ) of the Bihar Value Added Tax Act , 2005 ( Act 27 / 2005 ) the 

f Bihar is pleased to make the following amendments in Schedule - III and 
Schedule - I appended to the said Act: 

AMENDMENTS 
( 1) Serial No.- 124 of schedule - III with its corresponding entry shall be deleted 
upto 31st December 2010 . 

( 2 ) Serial No.- 57 of schedule - I with its corresponding entry shall be substituted 
as follows: 

“ 57 Sugar manufactured or made in India , misri, batasa and sugar imported from 
outside India upto 31st December 2010” 
( 3 ) This notification shall come into force from the date of issue . 

(No . Bikri-kar /vividh — 72/ 2007) 
By order of the Governor of Bihar, 

SUBHAKIRTI MAJUMDAR , 
Commissioner-cum - Principal Secretary. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
PER JIHC (HHTERUT ) 62- 571+ 1000 - odottoi 

Website : http://egazette .bih .nic.in 


